HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), SEPT. 4, 2017 ( BHDR. 12, 1939 SAKA) 


375 


भाग - I 
हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 4 सितम्बर , 2017 
संख्या लैज. 21 / 2017 - दि हरियाणा सैलॅरिज ऐन्ड अॅलाउॲन्सिज ऑफ मिनिस्ट्रज ( अमे न्डमेन्ट ) 
ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 21 अगस्त , 2017 की स्वीकृति 
के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम , 1969 ( 1969 का 17), 
की धारा 4 - क के खण्ड ( क ) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा 


2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21 
हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता ( संशोधन ) अधिनियम , 2017 
हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970 
___ को आगे संशोधित करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हों: 


1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता ( संशोधन ) अधिनियम, 2017 , कहा जा सकता संक्षिप्त नाम 

तथा प्रारम्भ । 
(2) यह प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा । 
2. हरियाणा मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1970 (जिसे , इसमें , इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया । 1970 के 

हरियाणा 
है), की धारा 3 की उपधारा (1) में , पचास हजार रुपये ", शब्दों के स्थान पर, " साठ हजार रुपये " शब्द 

अधिनियम 3 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

की धारा 3 का 

संशोधन । 
3. मूल अधिनियम की धारा 5क में , " दो हजार रुपये ", शब्दों के स्थान पर , "बीस हजार रुपये शब्द 1970 के हरियाणा 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

अधिनियम 3 की 
धारा 5क का 
संशोधन । 


कुलदीप जैन , 
सचिव, हरियाणा सरकार, 
विधि तथा विधायी विभाग । 


55610 — L. R. — H. G. P., Chd. 


